रजिस्ट्री संडी० एल०- 33004/98 


REGD. NO. D . L.- 33004/98 


मात्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


१४ . ! " 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3- - Sub -section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 193 ] 
No. 1931 


नई दिल्ली, शक्रवार , मई 29 , 1998 / ग्येष्ठ 8 , 1920 
NEW DELHI, FRIDAY,MAY 29, 1998 / JYAISTHA 8 , 1920 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 
अधिसूचना 


नई दिल्ली , 29 मई, 1998 


सा . का. नि . 282( अ ). - केन्द्र सरकार , महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1) के साथ पठित 
धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न 
अनुसूची में दिए गए, नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (निवृत्ति ) प्रथम संशोधन विनियम 1998 का , अनुमोदन करती है । 


2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

अनुसूची 


नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (निवृत्ति) प्रथम संशोधन नियम 1998. 


महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पसन न्यासी मंडल , नव 
मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (निवृत्ति ) विनियम 1980 और समय - समय पर किए गए उसके संशोधन में फिर से संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम 
बनाता है । 


( 1) इन विनियमों को नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( निवृत्ति ) प्रथम संशोधन विनियम 1998 कहा जाएगा । 

( 2) वर्तमान के नष मंगलूर पसन न्यास कर्मचारी (निवृत्ति ) विनियम 1980 और समय - समय पर किए गए उसके संशोधन में , संप्रति के 
विनियम 3 की जगह निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होगा, अर्थातः 


(3 ) निवृत्ति आयु : - इस विनियम में जब तक कोई अन्य प्रावधान न हो, पत्तन ने प्रत्येक कर्मचारी , अपनी साठ ( 60) वर्ष आयु पूरा होने के 
महीने के अंतिम दिन के अपराहन सेवा से निवृत्ति होंगे । 


1481 G / 98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


( 2) वर्तमान के विनियम 3 के नीचे के प्रावधान की जगह निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित होगा अर्थात्: बशर्ते कि पत्तन का कोई कर्मधारी 
जिसकी जन्म तिथि किसी महीने की पहली तारीख हो तो वह अपनी साठ ( 60 ) वर्ष पूरा होने के पूर्ववर्ती महीने के अंतिम तारीख के अपराहन सेवा से निवृत्त 


( * . H. 9 .21. - 12016 / 15 /98 - I] 

के. वी. राव, संयुक्त सचिव 
$ T $ ( STATUT) 2495 # fi4 27 , 1980 67 7. .ft . CA 151( 87 ) # wilfria ti 


urg Recruit : - 484faf744 - 4RT 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Ports Wing) 

NOTIFICATION 

New Dolhi, the 29th May, 1998 
G .S .R . 282 (E ). - In exercise of tho powers conferred by Sub -section (1) of Şoction 124 , read with sub- section ( 1) of 132 
of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the New Mangalore Port Trust 
Employees (Retirement) Amendment Rogulations, 1998 made by the Board of Trustees for the Port of New Mangalore and sot 
out in the schedulo annexed to this notification, 
2 . The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette . 

THE SCHEDULE 
New Mangalore Port Trust Employees (Retirement) First Amendmont Regulation, 1998 
In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963 ), the Board of Trustees 
of the New Mangalore Port Trust hereby makes the following Regulations to amend the Now Mangalore Port Trust Employees 
(Retirement) Regulations, 1980 and as amended from time to time. 

1. These Regulations may be called the New Mangalore Port Trust Employees (Retirement) First (Amendment) Regu 
lations, 1998 , 

2. In the existing Now Mangalore Port Trust Employees (Retirement ) Regulations 1980 and as amended from timeto 
time, 

For the existing Regulation 3, the following shall be substituted, namely ; 

3. Ago of Retirement : - Except as otherwise provided in this Rogulations, ovory employeo of the Board shall retire 
from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the Age of sixty years. 

(ü ) For the existing proviso below Regulation 3, the following proviso shall be substituted , namely; 

" Provided that an employees of the Board whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the 
afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years". 

[F. No. P.R .-12016/ 15/98/PE -I] 

K . V . RAO , Jt . Secy. 
Foot Note : Principal Rogulations were published in the Gazette of India Extraordinary datod 27th March , 1980 with GSR 

No. 151 (E ). 


Printod by the Managor, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapurl, New Dolhi- 110064 

and Published by the Controller of Publloptions, Delhi- 110054 — 1998 . 


